रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 535 ] 
No. 535 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


5181 GI / 2022 


सी . जी . डी . एल . अ.- O1082022-237792 


CG - DL - E - 01082022-237792 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 1 , 2022 / श्रावण 10 , 1944 

NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 1 , 2022 / SHRAVANA 10 , 1944 


सामाजिक न्यायऔरअधिकारिता मंत्रालय 

( दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ) 

मसौदा अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 जुलाई , 2022 

का.आ. 608 ( अ ) . – दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित 
मसौदा , जिसे केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 ( 2016 की 49 ) की धारा 100 की उप - धाराओं ( 1 ) 
और ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप - धारा ( 1 ) के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी 
संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रस्तावित करती है ; और एतद्वारा यह सूचना प्रदान की जाती है कि उक्त मसौदा 
नियमों को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा , जिस तारीख को आधिकारिक 
राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है , जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती 


आपत्तियां और सुझाव , यदि कोई हैं , श्री डी के पांडा , अवर सचिव , दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , कमरा नंबर 
519 , 5 वीं मंज़िल , पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन , सीजीओ कॉम्प्लेक्स , लोधी रोड , नई दिल्ली- 110003 को संबोधित 
किये जा सकते हैं अथवा panda.dk@nic.in पर ईमेल से प्रेषित किये जा सकते हैं ; 


उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त निर्दिष्टअवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली 
आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

मसौदा नियम 

1. लघुशीर्ष और सीमा . – ( 1 ) यह नियम दिव्यांगजन अधिकार ( संशोधन ) नियम , 2022 कहे जा सकते हैं । 

( 2 ) यह नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 

( 1 ) 


2 


[ PART II - SEC . 3 ( 1 ) ] 

2. दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 में , नियम ( 15 ) के उप - नियम ( 1 ) के अनुच्छेद ( ग ) में मद संख्या ( ii ) के 
बाद निम्नलिखित मद संख्याअन्तर्स्थापित किया जाएगा , नामतः 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


“ ( i ) आईसीटी उत्पादों और सेवाओं में सुगम्यता आईएस 17802 ( भाग 1 ) : 2021 अधिसूचना संख्या 
HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 278 ) तारीख 24.12.2021 और आईएस 17802 ( भाग 2 ) : 2022 
अधिसूचना संख्या HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 358 ) तारीख 04.05.2022 में निहित भारतीय मानक 
ब्यूरो के भारतीय मानकों के अनुसार ; 

" " 


[ फा . सं . 38-02 / 2022 - डीडी- III ] 
राजेश कुमार यादव , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 

[ Department of empowerment of persons with disabilities ( divyangjan ) ] 


DRAFT NOTIFICATION 


New Delhi , the 26th July , 2022 

G.S.R. 608 ( E ) .- The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities 
Rules , 2017 , which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 ( 49 of 2016 ) , is hereby published as 
required by sub - section ( 1 ) of the said section , for the information of all persons likely to be affected thereby ; and 
notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty 
days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made 
available to the public ; 


Objections and suggestions , if any , may be addressed to Shri D. K. Panda , Under Secretary to the Govt . of 
India , Department of Empowerment of Persons with Disabilities ( Divyangjan ) , Room No. 519 , 5th Floor , Pandit Deen 
Dayal Antyodaya Bhawan , CGO Complex , Lodhi Road , New Delhi , 110003 or by email at panda.dk@nic.in ; 


The objections and suggestions , which may be received from any person with respect to the said draft rules 
before the expiry of the period specified above , will be considered by the Central Government . 

DRAFT RULES 

1. Short tile and extent .- ( 1 ) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities 
( Amendment ) Rules , 2022 . 


( 2 ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules , 2017 , in rule 15 , in sub - rule ( 1 ) , clause ( c ) , after item ( ii ) , 
the following item shall be inserted , namely : 


" ( iii ) Accessibility for the ICT products and Services as per Indian standards of Bureau of India Standards 
vide IS 17802 ( part 1 ) 2021 as per notification no . HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 278 ) dated 24.12.2021 and 
IS17802 ( part - 2 ) , 2022 as per notification no . HQ - PUB013 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 358 ) dated 04.05.2022 ; 

[ F. No. 38-02 / 2022 - DD - III ] 
RAJESH KUMAR YADAV , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by 

MANOJ KUMAR MANOJKU MARVERMA 
Date : 2022.08.01 21 : 31.08 
VERMA 
+ 05'30 ' 


